" 


" 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 वैशाख , 1938 ( श० ) 


संख्या- 270 


राँची, बुधवार , 


10 मई, 2017 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
30 नवम्बर, 2016 


संख्या-3/ पद -01 (ग)- 01 / 2016 का.-10113 -- अपर सचिव , खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं 
उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री बसंत कुमार दास , 
झा०प्र०से०, ( कोटि क्रमांक - 375 /03, गृह जिला-बेगुसराय) को विशेष सचिव स्तर ( PB -IV 
वेतनमान 37 ,400- 67, 000 /- ग्रेड पे 8900/-) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक विशेष 
सचिव , खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 10 मई, 2017 
संख्या -3 / पद- 01( ग)/01/ 2016का.-10114-- अपर सचिव, राजस्व, निबंधन एव भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय, झा०प्र०से०, ( कोटि क्रमांक - 414 / 03 , 
गृह जिला- भोजपुर) को विशेष सचिव स्तर ( PB-IV वेतनमान 37, 400 -67, 000 /- ग्रेड पे 8900/-) 
में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक विशेष सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री पाण्डेय , सचिव एस०आई०टी०, राँची के अतिरिक्त प्रभार में यथावत बने रहेंगे | 


संख्या -3/ पद - 01 (ग)- 01 / 2016 का .- 10115-- अपर सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री भवानी प्रसाद लाल दास , झा०प्र०से०, ( कोटि क्रमांक 
430/ 03 , गृह जिला- सहरसा ) को विशेष सचिव स्तर ( PB -IV वेतनमान 37, 400- 67 ,000 /- ग्रेड पे 
8900 /-) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद-01( ग)-01/ 2016 का .- 10116 -- उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री जनमेजय ठाकुर , झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 461 / 03 , गृह जिला-गोड्डा ) को अपर सचिव स्तर (PB-IV वेतनमान 37, 400 -67, 000 /- ग्रेड 
पे 8700/-) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक धारित पद को अपर सचिव के वेतनमान 
में उत्क्रमित करते हुए उप विकास आयुक्त- सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद , 
देवधर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद - 01( ग)- 01 / 2016का .- 10117-- संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री किशोर कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक -462 / 03 , गृह 
जिला- राँची) को अपर सचिव स्तर (PB-IV वेतनमान 37, 400 -67,000)/- ग्रेड पे 8700/- में प्रोन्नति 
के उपरांत अगले आदेश तक अपर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -3/ पद- 01 ( ग)-01 / 2016 का .- 10118-- उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी , जिला परिषद, दुमका के पद पर पदस्थापित श्री चितरंजन कुमार , झा०प्र०सं० ( कोटि 
क्रमांक - 473/ 03, गृह जिला- चतरा ) को अपर सचिव स्तर (PB-IV वेतनमान 37 ,400-67,000 /- ग्रेड 
पे 8700 /-) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक धारित पद को अपर सचिव के वेतनमान 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 10 मई, 2017 
में उत्क्रमित करते हुए उप विकास आयुक्त- सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद , 
दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/पद- 01 ( ग)- 01 / 2016 का .- 10119 -- संयुक्त सचिव , कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री सुबोध किशोर सोरंग , झा०प्र०से०, ( कोटिक्रमांक - 489 /03 , गृह जिला 
गुमला) को अपर सचिव स्तर ( PB -IV वेतनमान 37 , 400-67 , 000/- ग्रेड पे 8700 /-) में प्रोन्न्ति के 
उपरांत अगले आदेश तक अपर सचिव , कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 270 -- 50 


